रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 4509 ] 
No. 4509 ] 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


क्रम.सं. 


- 


( 1 ) 

1 . 


6724 GI / 2022 


ऋण वसूली 
अधिकरण का 

नाम 

( 2 ) 


yeyjar 

P 


सी . जी . डी . एल . अ . - 06102022-239351 


सत्यमेव जयते 

का 


CG - DL - E - 06102022-239351 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


वित्त मंत्रालय 

( वित्तीय सेवाएं विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 4 अक्तूबर , 2022 

का.आ. 4717 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार , ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम , 1993 ( 1993 का 51 ) की 
धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र की सा.का.नि. सं . 15 ( अ ) , तारीख 9 जनवरी , 
2007 , का.आ. 1641 ( अ ) , 2 मई , 2016 तथा का.आ. 298 ( अ ) 30 जनवरी , 2017 में प्रकाशित और विद्यमान ऋण 
वसूली अधिकरणों के स्थान में परिवर्तन से संबंधित सभी उत्तरवर्ती अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए , उन बातों के 
सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है , ऋण वसूली अधिकरणों के अधिकार 
क्षेत्र को सारणी में दिए गए अनुसार अधिसूचित करती है , अर्थात : 

सारणी 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


नई दिल्ली , मंगलवार , अक्तूबर 4 , 2022 / आश्विन 12 , 1944 

NEW DELHI , TUESDAY , OCTOBER 4 , 2022 / ASVINA 12 , 1944 


अवस्थिति 


( 3 ) 


REGD . No. D. L. -33004/99 


ऋण की 
राशि 


अधिकारिता क्षेत्र 


( 4 ) 

तल , 

( 5 ) 
ऋण वसूली 7 वां एडिशनल 100 करोड़ सभी आवेदन , जिनमें 100 करोड़ रुपए या 
अधिकरण सं.- ऑफिस बिल्डिंग , शास्त्री रुपए या | उससे अधिक की राशि अंतर्ग्रस्त हो , यदि वे 

( 1 ) 


2 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


1 , चेन्नई 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


भवन , 

नुगंमबाक्कम , 

600006 


हैड्डोस रोड , उससे अधिक अन्यथा ऋण वसूली अधिकरण सं . 2 और 
चेन्नई 

ऋण वसूली अधिकरण सं . 3 , चेन्नई , ऋण 
वसूली अधिकरण , मदुरई , ऋण वसूली 
अधिकरण सं . 1 और ऋण वसूली अधिकरण 
सं . 2 , बंगलौर , ऋण वसूली अधिकरण सं . 1 
और ऋण वसूली अधिकरण सं . 2 , एर्नाकुलम 
तथा ऋण वसूली अधिकरण , कोयम्बटूर के 
क्षेत्राधिकार में आते हों । 


ऋण वसूली छठा तल , 
अधिकरण सं.- ऑफिस बिल्डिंग , 
2 , चेन्नई 

भवन , हैड्डोस 
नुगंमबाक्कम , 

600006 


एडिशनल 100 करोड़ 
शास्त्री रुपए से कम 
| से 
रोड , 
चेन्नई 


ऋण वसूली छठा तल , एडिशनल 100 करोड़ 
अधिकरण सं.- ऑफिस बिल्डिंग , शास्त्री | रुपए से कम 
3 , चेन्नई 

भवन , 

रोड , 

हैड्डोस 
नुगंमबाक्कम , चेन्नई 

600006 


ऋण वसूली | तीसरा और चौथा तल , 
अधिकरण , 
मदुरई 

कल्याणी टॉवर , मदुरई 


ऋण वसूली पांचवां और आठवां तल , 
अधिकरण सं . केएसएचबी 

बिल्डिंग , 

1 , एर्नाकुलम 

नगर , 

पानमपिल्ली 
एर्नाकुलम -682036 


ऋण वसूली | प्रथम और दूसरा तल , 
अधिकरण सं . केएसएचबी 

बिल्डिंग , 

2 , एर्नाकुलम 

पानमपिल्ली 

नगर , 

एर्नाकुलम - 682036 


100 करोड़ 
रुपए से कम 


[ PART II— SEC . 3 


( ii ) ] 


100 करोड़ 
रुपए से कम 


तमिलनाडु राज्य में चेन्नई जिले के एग्मोर 
नुंगमबाक्कम तालुका , तिरुवनामलई तथा 
कृष्णागिरी जिले तथा विलुपुरम , 
कल्लाकुरूची , तंजावुर , कुडालोर , वेल्लोर , 
तिरूपथुर , रानीपेट तथा पुडुकोट्टई , जहां 
आवेदन सारणी के स्तंभ ( 4 ) में निर्दिष्ट राशि 
से संबंधित हो । 


तमिलनाडु राज्य में चेन्नई जिले में 
माइलापोर - ट्रिपलीकेन , ममबालम - गुइंडी 
तथा फोर्ट - टोंडियारपेट तालुका तथा चेन्नई 

जिले में पेरम्बूर- पुरासवाल्कम तालुका तथा 
कांचीपुरम , चेंगलपट्टू , तिरूवल्लूर , 

धरमपुरी , 

अरियालूर , 

पेरम्बलूर , 
नागपट्टिनम , माइलादुथुरई और तिरूवरूर 
जिला और संघ राज्यक्षेत्र पुदुच्चेरी के अंतर्गत 
क्षेत्र , जहां आवेदन सारणी के स्तंभ ( 4 ) में 
निर्दिष्ट राशि से संबंधित हो । 


तमिलनाडु में मदुरई , कन्याकुमारी , 
तिरुनेलवेली , तेनकसी , तूतीकोरिन , 
विरुधूनगर , सिवगंगा , रामनाड , थेनी , त्रिची 
और डिंडीगुल जिले के अंतर्गत आने वाले 
क्षेत्र , जहां आवेदन सारणी के स्तंभ ( 4 ) में 
निर्दिष्ट राशि से संबंधित हो । 


केरल राज्य में एर्नाकुलम , मलप्पुरम , 
रुपए से कम 
कम कोझीकोड , पलक्काड , वायनाड , कन्नूर और 

100 करोड़ 

कासरगोड जिले तथा संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप 
के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र , जहां आवेदन 
सारणी के स्तंभ ( 4 ) में निर्दिष्ट राशि से 
संबंधित हो । 


केरल राज्य में तिरुवनंतपुरम , कोल्लम , 
पथानामथिट्टा , कोट्टायम , अलप्पुझा , थ्रिसुर 
और इडुक्की जिले के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र , 
जहां आवेदन सारणी के स्तंभ ( 4 ) में निर्दिष्ट 
राशि से संबंधित हो । 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


7 . 


8 . 


9 . 


ऋण वसूली प्रथम तल , 
अधिकरण सं.- जीवन 
1 , बेंगलुरू बेंगलुरू 


| S . No. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ऋण वसूली प्रथम तल , एलआईसी , 
अधिकरण सं.- जीवन 

मंगल भवन , 

2 , बेंगलुरू बेंगलुरू 


Name of Debts 

Recovery 
Tribunal 

( 2 ) 


एलआईसी , 100 करोड़ 
भवन , रुपए से कम 


मंगल 


( 1 ) 

1. | Debts Recovery 

Tribunal 

No. 1 , 

Chennai 


ऋण वसूली दूसरा और तीसरा तल , 
| | 
अधिकरण , डिस्ट्रिक्ट 
कोयम्बटूर सेन्टर , 27 ट्रैवलर्स बंगलो 
रोड , कोयम्बटूर 

एक्स - सर्विस 


100 करोड़ 
रुपए से कम 


MINISTRY OF FINANCE 


Location 


( 3 ) 
7th Floor , Additional Office 

| Building , Shastri Bhawan , 

| Haddows Road , 


( Department of Financial Services ) 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 4th October , 2022 

S.O. 4717 ( E ) .— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Recovery of Debts and Bankruptcy 
Act , 1993 ( 51 of 1993 ) , and in supersession of the notifications of the Government of India , vide number G.S.R.15 
( E ) dated the 9th January , 2007 , S.O.1641 ( E ) dated the 2nd May , 2016 , S.O. 298 ( E ) dated the 30th January , 2017 and 
all subsequent notifications relating to change of location of the existing Debts Recovery Tribunals , published in the 
Gazette of India , except as respects things done or omitted to be done before such supersession , the Central 
Government hereby notifies the jurisdiction of the Debts Recovery Tribunals as shown in the Table , namely : 

TABLE 


Nungambakkam Chennai - 
600 006 


100 करोड़ कोयम्बटूर , तिरूपुर , नीलगिरी , सालेम , 
रुपए से कम करूर , नामाक्कल और इरोड जिले के अंतर्गत 
आने वाले क्षेत्र , जहां आवेदन सारणी के स्तंभ 
( 4 ) में निर्दिष्ट राशि से संबंधित हो । 


कर्नाटक राज्य में बेंगलुरू शहरी में उत्तरी , 
पूर्वी और अनेकल तालुका , बागलकोट , 
बेल्लारी , बीदर , बीजापुर , चिकबल्लपुर , 
चिकमगलूर , चित्रदुर्ग , दक्षिण कन्नड़ 
( मंगलौर ) , दावणगेरे , धारवाड़ , हवेरी , 
कोप्पल , उत्तर कन्नड़ ( कारवार ) और मांडया 
जिले , जहां आवेदन सारणी के स्तंभ ( 4 ) में 
निर्दिष्ट राशि से संबंधित हो । 


Amount of 
debt 


3 


कर्नाटक राज्य में बेंगलुरू शहरी में दक्षिण 
आलुका , बेंगलुरू ग्रामीण , बेलागावी 
( बेलगाम ) , चामराजनगर , गडग , गुलबर्गा , 
हसन , कोडागू , कोलार , मैसूर , रामनगर , 
रायचूर , शिमोगा , तुमकुर , उडुपी और 
यादगीर जिले , जहां आवेदन सारणी के स्तंभ 
( 4 ) में निर्दिष्ट राशि से संबंधित हो । 


( 4 ) 

One hundred 
crore rupees 
and 

above 


[ फा.सं. 03 / 01 / 2022 - डीआरटी ] 
सुधीर श्याम , आर्थिक सलाहकार 


Jurisdiction 


( 5 ) 

All applications involving debt amount of 
| Rs.100 crores and above , if otherwise falling 
under the jurisdiction of Debts Recovery 
Tribunal No.2 and Debts Recovery Tribunal 
| No 3 , Chennai , Debts Recovery Tribunal , 
| Madurai , Debts Recovery Tribunal No. 1 
and Debts Recovery Tribunal No. 2 
| Bangalore , Debts Recovery Tribunal No 1 
and Debts Recovery Tribunal No. 2 


4 


2. Debts Recovery 
Tribunal 

No. 2 , Chennai 


3 . 


4. Debts Recovery 
Tribunal , 

Madurai . 


Debts Recovery 
Tribunal 

No. 3 , Chennai 


5. Debts Recovery 
Tribunal No.1 , 
Ernakulam . 


6 . 


8 
. 


Debts Recovery 
Tribunal No.2 , 
Ernakulam . 


7. Debts Recovery 

Tribunal No. 1 , 
Bengaluru . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


6th Floor , Additional Office 
Building , Shastri Bhawan , 
Haddows Road , 
Nungambakkam Chennai - 
600 006 


6th Floor , Additional Office 
Building , Shastri Bhawan , 
Haddows Road , 
Nungambakkam Chennai - 
600 006 


3rd and 4th Floor , Kalyani 
Tower , Madurai . 


5th and 8th Floor , KSHB 
Building , Panampilly Nagar , 
Ernakulam - 682 036 . 


1st and 2nd Floor , KSHB 
Building , Panampilly Nagar , 
Ernakulam - 682 036 . 


Less than one 
hundred crore 
rupees 


Less than one 
hundred crore 

rupees 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 

Ernakulam and Debts Recovery Tribunal 
Coimbatore . 


Less than 
hundred 

rupees 


Egmore - Nungambakkam Taluk in the 
district of Chennai , districts of 
Thiruvanamalai and Krishnagiri and districts 
of Villupuram , Kallakurichi . Thanjavur . 
Cuddalore ; Vellore , Tirupathur , Ranipet and 
Pudukottai in the state of Tamil Nadu , 
where the application relates to the amount 
specified in column ( 4 ) of the Table . 
Areas under Mylapore- Triplicane , 
Mambalam - Guindy and Fort - Tondiarpet 
Taluks in the district of Chennai Perambur 
Puraswalkam Taluk in the district of 
Chennai and districts of Kancheepuram , 
Chengalpattu Tiruvallur , Dharamapuri , 

Parambalur , 

Ariyalur , Nagapatinam , 

Mayiladuthurai and Tiruvarur in the State of 
Tamil Nadu and the Union territory of 
Puducherry where the application relates to 
the amount specified in column ( 4 ) of the 
Table . 


Less than 

one Areas falling within districts of Madurai , 
hundred crore Kanyakumari , Tirunelveli , 

Tenkasi , 

rupees . 

Sivganga , 


Tuticorin , Virudhunagar , 
Ramnad , Theni , Trichy and Dindigul of 
Tamilnadu , where the application relates to 
the amount specified in column ( 4 ) of the 
Table . 


one Areas falling under the Districts of 
crore Ernakulam , Malappuram , Kozhikode , 


Palakkad , Wayanad , Kannur and Kasaragod 
in the State of Kerala and Union territory of 
Lakshadweep , where the application relates 
to the amount specified in column ( 4 ) of the 
Table . 

Less than one Areas falling under districts of 
hundred crore Thiruvananthapuram , 
rupees 


Kollam , 
Pathanamthitta , Kottayam , Alappuzha , 
Thrissur and Idukki districts of the State of 
Kerala , where the application relates to the 
amount specified in column ( 4 ) of the Table . 

1st Floor , LIC , Jeevan Mangal Less than one North , East and Anekal Talukas in 
Building , Bengaluru . hundred crore Bengaluru Urban , Bagalkot , Bellary , Bidar , 
rupees . Bijapur , Chikballapur , Chikmagalur , 
Chitradurga , Dakshina Kannada 
( Mangalore ) , Davanagere , Dharwad , Haveri , 
Koppal , Uttara Kannada ( Karwar ) and 
Mandya districts in the State of Karnataka , 
where the application relates to the amount 
specified in column ( 4 ) of the Table . 

Taluka in Bengaluru Urban , 
hundred crore Bengaluru Rural , Belagavi ( Belgaum ) , 
rupees . 

Chamarajnagar , Gadag , Gulbarga , Hassan , 
| Kodagu , Kolar , Mysore , Ramnagara , 
Raichur , Shimoga , Tumkur , Udupi and 
Yadgir districts in the State of Karnataka , 


Debts Recovery 1st Floor , LIC , Jeevan Mangal Less than one South 
Tribunal No.2 , Building , Bengaluru . 

Bengaluru . 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


9. | Debts Recovery 
| Tribunal , 
| Coimbatore . 


क्रम.सं. 


( 1 ) 

1 . 


2nd & 3rd Floor District Ex 

| Service Centre , 27 Travelers 

| Bungalow Road , Coimbatore . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ऋण वसूली 
अधिकरण का 

नाम 

( 2 ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 4 अक्तूबर , 2022 

का.आ. 4718 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार , ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम , 1993 ( 1993 का 51 ) की 
धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र सा.का.नि. सं . 655 ( अ ) , 30 अगस्त , 1994 का 
सा.का.नि .48 ( अ ) , 18 जनवरी , 2002 का का.आ. 379 ( अ ) 9 फरवरी , 2017 में प्रकाशित और विद्यमान ऋण वसूली 
अधिकरणों के स्थान में परिवर्तन से संबंधित सभी उत्तरवर्ती अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए , उन बातों के सिवाय 
जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है , ऋण वसूली अधिकरणों के अधिकार क्षेत्र को 
सारणी में दिए गए अनुसार अधिसूचित करती है , अर्थात : 


अवस्थिति 


where the application relates to the amount 
specified in column ( 4 ) of the Table . 
one Areas falling within the districts of 

Less than 
hundred crore | Coimbatore , Tirupur , Nilgiris , Salem , Karur , 
rupees . Namakkal and Erode , where the application 

| relates to the amount specified in column ( 4 ) 
of the Table . 


सारणी 

ऋण की राशि 


( 3 ) 

( 4 ) 

ऋण 

करोड़ 

वसूली | चौथा तल , जीवन 100 
अधिकरण सं . - 1 , तारा बिल्डिंग , संसद रुपए से कम 
दिल्ली मार्ग , नई दिल्ली 

110001 


5 


[ F. No. 03 / 01 / 2022 - DRT ] 

SUDHIR SHYAM , Economic Advisor 


अधिकारिता क्षेत्र 


( 5 ) 

पूर्वी दिल्ली जिला , सेंट्रल दिल्ली जिला , उत्तर 
पूर्वी दिल्ली , उत्तरी दिल्ली जिला और उत्तर 
पश्चिमी दिल्ली जिला : 


कल्याणपुरी , त्रिलोकपुरी , विवेक विहार , आनंद 
बिहार ,, प्रीत विहार , शकरपुर , गांधी नगर , 
कृष्णा नगर , गीता कालोनी , दरियागंज , चांदनी 
महल , जामा मस्जिद , कमला मार्केट , हौज 
काजी , आईपी इस्टेट , पहाड़गंज , डी . बी . जी . 


, 


" 

रोड , नबी करीम , करोल बाग , प्रसाद नगर , 
राजेन्द्र नगर , सीलमपुर , गोकुलपुरी , भजनपुरा , 
शहादरा , वेलकम , मानसरोवर पार्क , सीमापुरी , 
नन्द नगरी , सिविल लाइंस , तिमारपुर , 
रूपनगर , मॉरिश नगर कालोनी सब्जी मंडी . 
प्रताप नगर , सराय रोहिल्ला , बाड़ा हिन्दुराव , 
सदर बाजार , कश्मीरी गेट , कोतवाली लाहोरी 
गेट , टाउन हॉल ( चांदनी चौक ) , सुल्तानपुरी , 
मंगोलपुरी , कंझावला , अशोक विहार , सरस्वती 
विहार , केशवपुरम , शालीमार बाग , 
जहांगीरपुरी , रोहिणी , नरेला , समयपुर बादली , 
अलीपुर , मुखर्जी नगर , आदर्श नगर , माडल 


6 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


ऋण वसूली | चौथा तल , जीवन 100 करोड़ 
अधिकरण सं . - 2 , तारा बिल्डिंग , संसद रुपए से कम 
| 
दिल्ली मार्ग , नई दिल्ली 

110001 


ऋण वसूली चौथा तल , जीवन 100 करोड़ 
अधिकरण सं . - 3 , तारा बिल्डिंग , संसद रुपए या उससे 
दिल्ली मार्ग , नई दिल्ली अधिक 

110001 


ऋण 

अधिकरण- 1 , 
चंडीगढ़ 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


वसूली | दूसरा तल , एससीओ | 100 करोड़ 
सं . 33-34-35 , | रुपए से कम 
सैक्टर 17 ए , चंडीगढ़ 


ऋण वसूली 
अधिकरण - 2 . 
चंडीगढ़ 


| 


प्रथम तल , एससीओ 


- 


सं . 33-34-35 , 
सैक्टर 17 ए , चंडीगढ़ 


ऋण वसूली | भूतल , एससीओ सं . 
अधिकरण -3 , 33-34-35 , सैक्टर 
चंडीगढ़ 17 ए , चंडीगढ़ 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

टाउन और इन क्षेत्रों में विद्यमान या भविष्य में 
बनाए जाने वाले थाने जहां सारणी के स्तंभ ( 4 ) 
में निर्दिष्ट ऋण राशि से संबंधित आवेदन हो । 
दक्षिण दिल्ली जिला , दक्षिण पश्चिम दिल्ली 
जिला , पश्चिम दिल्ली जिला और नई दिल्ली 
जिला : 


हौजखास , मालवीय नगर , महरौली , डिफेंस 
कालोनी , लोधी कालोनी , कोटला मुबारकपुर , 
लाजपत नगर , श्रीनिवासपुरी , हजरत 
निजामुद्दीन , ग्रेटर कैलाश , चितरंजन पार्क , 
अम्बेडकर नगर , कालकाजी , बदरपुर , ओखला , 
वसंत विहार , आरकेपुरम , सरोजनी नगर , 
दिल्ली कैंट , वसंतकुंज , डाबड़ी , नारायणा , 
मायापुरी , इन्द्रपुरी , नजफगढ़ , जाफरपुर , पटेल 
नगर , आनंद पर्वत , मोती नगर , तिलक नगर , 
जनकपुरी , विकासपुरी , पंजाबी बाग , पश्चिम 
विहार , नांगलोई , राजौरी गार्डन , हरि नगर , 
कीर्ति नगर , संसद मार्ग , मंदिर मार्ग , 
कनॉटप्लेस , तिलक मार्ग , चाणक्यपुरी , तुगलक 
रोड और इन क्षेत्रों में विद्यमान या भविष्य में 
बनाए जाने वाले थाने जहां सारणी के स्तंभ ( 4 ) 
में निर्दिष्ट ऋण राशि से संबंधित आवेदन हो । 


सभी आवेदन जिनमें 100 करोड़ रुपये या उससे 
अधिक की ऋण राशि अंतर्ग्रस्त हो , यदि वे 
अन्यथा ऋण वसूली अधिकरण सं . 1 और ऋण 
वसूली अधिकरण सं . 2 , दिल्ली , ऋण वसूली 
अधिकरण जयपुर , ऋण वसूली अधिकरण सं . 
1 , ऋण वसूली अधिकरण सं . 2 और ऋण 
वसूली अधिकरण सं . 3 चंडीगढ़ के अधिकारिता 
क्षेत्र के अंतर्गत आते हों । 


पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों और जम्मू 
एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में अमृतसर , 
बरनाला , भटिण्डा , फरीदकोट , फतेगढ़ साहिब , 
फाजिल्का , फिरोजपुर , गुरदासपुर , होशियारपुर 
और जालंधर जिले जहां सारणी के स्तंभ ( 4 ) में 
निर्दिष्ट ऋण राशि से संबंधित आवेदन हो । 


- 

100 करोड़ | हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र , . 
रुपए से कम जहां सारणी के स्तंभ ( 4 ) में निर्दिष्ट ऋण राशि 
से संबंधित आवेदन हो । 


100 करोड़ | पंजाब राज्य और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में 
रुपए से कम कपूरथला , लुधियाना , मनसा , मोगा , मुक्तसर , 
पठानकोट , पटियाला , रूपनगर , संगरूर , 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


7 . 


S. No. 


( 1 ) 

1 . 


ऋण वसूली प्रथम तल , सुधाकर्मा- 100 
अधिकरण , II , लाल कोठी शॉपिंग रुपए से कम 
जयपुर 

टोंक रोड , 

सेंटर , 
जयपुर 


Name of Debts 

Recovery 
Tribunal 

( 2 ) 


Debts Recovery 
Tribunal 
No. 1 , Delhi . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 4th October , 2022 

S.O. 4718 ( E ) .— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Recovery of Debts and Bankruptcy 
Act , 1993 ( 51 of 1993 ) , and in supersession of the notifications of the Government of India vide numbers G.S.R. 655 
( E ) dated the 30th August , 1994 , G.S.R. 48 ( E ) dated the 18th January , 2002 , S.O.379 ( E ) dated the 9th February , 2017 , 
and all subsequent notifications relating to change of location of the existing Debts Recovery Tribunals published in 
the Gazette of India , except as respects things done or omitted to be done before such supersession , the Central 
Government hereby notifies the jurisdiction of the Debts Recovery Tribunals as shown in the Table , namely : 

TABLE 


2. Debts Recovery 
Tribunal No. 2 , 
Delhi . 


Location 


( 3 ) 
4th Floor Jeevan Tara 
Building , Parliament 
Street , New Delhi - 
110 001 . 


4th Floor Jeevan Tara 
Building , Parliament 
Street , New Delhi - 
110 001 . 


Amount of debt 


( 4 ) 

Less than one 
hundred crore 
rupees . 


Less than one 
hundred crore 
rupees . 


7 


एसएएस नगर , नवांशहर और तरनतारन जिले , 
जहां सारणी के स्तंभ ( 4 ) में निर्दिष्ट ऋण राशि 
से संबंधित आवेदन हो । 


करोड़ | राजस्थान राज्य , - जहां सारणी के स्तंभ ( 4 ) में 
निर्दिष्ट ऋण राशि से संबंधित आवेदन हो । 


[ फा.सं. 03 / 01 / 2022 - डीआरटी ] 

सुधीर श्याम , आर्थिक सलाहकार 


Jurisdiction 


East Delhi District , Central Delhi District , North 
East Delhi , North Delhi District and North West 
Delhi District : 


Kalyanpuri , Trilokpuri , Vivek Vihar , Anand 
Vihar , Preet Vihar , Shakarpur , Gandhi Nagar , 
Krishna Nagar , Geeta Colony , Daryaganj , 
Chandni Mahal , Jama Masjid , Kamla Market , 
Hauz Quazi , I.P. Estate , Pahar Ganj , D.B.G Road , 
Nabi Karim , Karol Bagh , Prasad Nagar , Rajindra 
Nagar , Seelampur , GokulPuri , Bhajan pura , 
Shahdra , Welcom , Mansarovar Park , Seema Puri , 
Nand Nagari , Civil Lines , Timarpur , Roop Nagar , 
Maurice Nagar Colony , Sabzi Mandi , Partap 
Nagar , Sarai Rohilla , Bara Hindu Rao , Sadar 
Bazar , Kashmere Gate , Kotwali Lahori Gate , 
Town Hall ( Chandni Chowk ) , Sultanpuri , 
Mangolpuri , Kanjahanwala , Ashok Vihar , 
Saraswati Vihar , Keshavpuram , Shalimar Bagh , 
Jahangirpuri , Rohini , Narela , Samaipur Badli , 
Alipur , Mukherjee Nagar , Adarsh Nagar , Model 
Town and any other police station which may be 
existing or may be created in future in these areas , 
where the application relates to the amount of debt 
specified in column ( 4 ) of the Table . 


South Delhi District , South West Delhi District , 
West Delhi District and New Delhi District : 


Hauz Khas , Malviya Nagar , Mehrauli , Defence 
Colony , Lodhi Colony , Kotla Mubarakpur , Lajpat 


8 


3 . 


4 . 


5 . 


Debts Recovery 
Tribunal No. 3 , 
Delhi . 


7 . 


Debts Recovery 
Tribunal - 1 , 

Chandigarh . 


Debts Recovery 
Tribunal - 2 , 
Chandigarh . 


6. Debts Recovery 
Tribunal - 3 , 
Chandigarh . 


Debts Recovery 
Tribunal , Jaipur . 


4th Floor Jeevan Tara 
Building , Parliament 
Street , New Delhi - 
110 001 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


2nd Floor , SCO No. Less 
33-34-35 , Sector 17A , hundred 
rupees . 
Chandigarh . 


One 

hundred All applications involving debt amount of Rs.100 
crore rupees and crores and above , if otherwise falling under the 
above . 

jurisdiction of Debts Recovery Tribunal No.1 and 
Debts Recovery Tribunal No.2 , Delhi , Debts 
Recovery Tribunal Jaipur , Debts Recovery 
Tribunal No.1 , Debts Recovery Tribunal No.2 and 
Debts Recovery Tribunal No.3 Chandigarh . 


than 


Ist Floor , SCO No. 33- Less than 
34-35 , Sector 17A , hundred 
Chandigarh . 

rupees . 


1st 


Ground Floor , SCO Less than 
No. 33-34-35 , Sector hundred 
17A , Chandigarh . rupees . 


Floor , Less than 
Sudhakarma - II , hundred 
Lal Kothi Shopping rupees . 


Centre , 
Tonk Road , Jaipur . 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 

Nagar , Srinivas Puri , Hazart Nizamuddin , Greater | 
Kailash , Chittaranjan Park , Ambedkar Nagar , 
Kalkaji , Badarpur , Okhla , Vasant Vihar , RK 
Puram , Sarojini Nagar , Delhi Cantt , Vasant Kunj , 
Dabri , Naraina , Mayapuri , Inder Puri , Najafgarh , 
Jafferdpur , Patel Nagar , Anand Parbat , Moti 
Nagar , Tilak Nagar , Janakpuri , Vikaspuri , Punjabi 
Bagh , Paschim Vihar , Nagloi , Rajouri Garden , 
Hari Nagar , Kirti Nagar , Parliament Street , 
Mandir Marg , Connaught Place , Tilak Marg , 
Chankya Puri , Tughlak Road and any other police 
station which may be existing or may be created 
in future in these areas where the application 
relates to the amount of debt specified in column 
( 4 ) of the Table . 


one Amritsar , Barnala , Bhatinda , Faridkot , Fatehgarh 
crore Sahib , Fazilka , Ferozpur , Gurdaspur , Hoshiarpur 
and Jalandhar districts in the State of Punjab , the 
State of Himachal Pradesh and the Union territory 
of Jammu and Kashmir , 


where the application relates to the amount of debt 
specified in column ( 4 ) of the Table . 


one States of Haryana and Union territory of 
crore Chandigarh , 


where the application relates to the amount of debt 
specified in column ( 4 ) of the Table . 


one Kapurthala , Ludhiana , Mansa , Moga , Muktsar , 
crore Pathankot , Patiala , Rupnagar , Sangrur , SAS 
Nagar , Nawanshahr and Tarantaran districts in the 
State of Punjab and the Union territory of Ladakh , 


where the application relates to the amount of debt 
specified in column ( 4 ) of the Table . 


one State of Rajasthan , 

crore where the application relates to the amount of debt 
specified in column ( 4 ) of the Table . 


[ F. No.03 / 01 / 2022 - DRT ] 

SUDHIR SHYAM , Economic Advisor 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 4 अक्तूबर , 2 

का.आ. 4719 ( अ ) .– केन्द्रीय सरकार , ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम , 1993 ( 1993 का 51 ) की 
धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र सा.का.नि. सं . 395 ( अ ) , 29 मई , 2007 का तथा 
का.आ. 3065 ( अ ) 26 सितम्बर , 2016 में प्रकाशित और विद्यमान ऋण वसूली अधिकरणों के स्थान में परिवर्तन से 
संबंधित सभी उत्तरवर्ती अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए , उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 

गया है या करने का लोप किया गया है , ऋण वसूली अधिकरणों के अधिकार क्षेत्र को सारणी में दिए गए अनुसार 
अधिसूचित करती है , अर्थात : 


क्रमसं . 


( 1 ) 

1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


ऋण वसूली अधिकरण 

का नाम 


( 2 ) 

ऋण वसूली अधिकरण 
सं . - 1 , मुम्बई 


अवस्थिति 


( 3 ) 


दूसरा 

टेलीफोन 


भवन , 

कोलाबा , 

मुम्बई 


ऋण वसूली अधिकरण तीसरा 
सं . - 2 , मुम्बई 

टेलीफोन 

भवन , 

कोलाबा , 

मुम्बई 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ऋण वसूली अधिकरण , छठा 
औरंगाबाद 


ऋण वसूली अधिकरण एमटीएनएल 
सं . - 3 , मुम्बई 


तल , 


100 
तल , 


30 , वाशी , 

नवी मुम्बई 

400703 


तल , 
जीवन सुमन , 
एलआईसी 
भवन , प्लॉट नं . 

3 , 

एन -5 , 


ब्लॉक , 

सेमिनरी 


सीआईडीसीओ , 

औरंगाबाद 

431003 


भवन , पहली रुपए से कम 
मंजिल , सेक्टर 


ऋण वसूली अधिकरण , दूसरा 

नागपुर 

सीजीओ 

कांप्लेक्स , बी 


सारणी 
ऋण की राशि 


तल , 


( 4 ) 

( 5 ) 

करोड़ सभी आवेदन जिनमें 100 करोड़ रुपए या उससे 
अधिक की राशि अंतर्ग्रस्त हो , यदि वे अन्यथा ऋण 
वसूली अधिकरण सं . 2 और ऋण वसूली 
अधिकरण सं . 3 , मुम्बई , ऋण वसूली अधिकरण , 
पुणे , ऋण वसूली अधिकरण सं . 1 और ऋण 
वसूली अधिकरण सं . 2 , अहमदाबाद , ऋण वसूली 
अधिकरण , औरंगाबाद , ऋण वसूली अधिकरण , 
नागपुर के अधिकारिता क्षेत्र में आते हों , जहां 
सारणी के स्तंभ ( 4 ) में निर्दिष्ट राशि से संबंधित 
आवेदन हो । 


रुपए या उससे 
अधिक 


100 करोड़ 
रुपए से कम 


100 करोड़ 
रुपए से कम 


9 


अधिकारिता क्षेत्र 


100 करोड़ | बृहनमुम्बई नगर निगम ( बीएमसी ) द्वारा यथा 
निर्धारित वार्ड ' के ' से वार्ड ' टी ' और महाराष्ट्र राज्य 
में ठाणे , पालघर तथा नासिक जिले जहां सारणी 
के स्तंभ ( 4 ) में निर्दिष्ट राशि से संबंधित आवेदन 
हो । 


करोड़ 


100 

रुपए से कम 


बृहनमुम्बई नगर निगम ( बीएमसी ) द्वारा यथा 
निर्धारित वार्ड ' ए ' ( कोलाबा और नरीमन प्वाइंट 
सहित ) तथा वार्ड ' बी ' से वार्ड ' एच ' और मुम्बई 
का कोई अन्य क्षेत्र जिसे मुम्बई ऋण वसूली 
अधिकरण सं . 3 और गोवा राज्य के द्वारा कवर 
नहीं किया गया है । जहां सारणी के स्तंभ ( 4 ) में 
निर्दिष्ट राशि से संबंधित आवेदन हो । 


महाराष्ट्र राज्य में औरंगबाद , नांदेड जालना , बीड़ , 
परभनी , हिंगोली , उसमानाबाद , लातुर , 
अहमदनगर , जलगांव , धुले और नंदुरबार जिले 
जहां सारणी के स्तंभ ( 4 ) में निर्दिष्ट राशि से 
संबंधित आवेदन हो । 


महाराष्ट्र राज्य में नागपुर , भंडारा , गोंदिया , 
अमरावती , चन्द्रपुर , यवतमाल , गढ़चिरोली , 
अकोला , बुलढ़ाणा , वाशिम और वर्धा जिले जहां 
सारणी के स्तंभ ( 4 ) में निर्दिष्ट राशि से संबंधित 
आवेदन हो । 


10 


6 . 


7 . 


8 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


हिल्स , नागपुर 

440006 

ऋण वसूली अधिकरण , यूनिट नं . 307-100 करोड़ 
पुणे 310 , तीसरा रुपए से कम 


ऋण वसूली अधिकरण 

सं . - 1 , अहमदाबाद 


ऋण वसूली अधिकरण 

सं . -2 , अहमदाबाद 


काकेडा 

तल , 
बिज आईकॉन 

भवन , शिवाजी 

नगर , पुणे 

411005 


दूसरा तल , 
भीखुभाई 
चैम्बर्स 18 , 

गांधी 

कुंज 


सोसाइटी , 

नियर कोचराब 

आश्रम , 

ऐलिसब्रिज , 

अहमदाबाद 

380006 

तीसरा 

भीखुभाई 

चैम्बर्स 

गांधी 

सोसाइटी , 
नियर कोचराब 

आश्रम , 

ऐलिसब्रिज , 

अहमदाबाद 

380006 


तल , 


18 , 


कुंज 


100 करोड़ 

रुपए से कम 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


महाराष्ट्र राज्य में पुणे , सतारा , सांगली , कोल्हापुर , 
सोलापुर , रायगढ़ , रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले 
जहां सारणी के स्तंभ ( 4 ) में निर्दिष्ट राशि से 
संबंधित आवेदन हो । 


अहमदाबाद , 

गांधीनगर , मेहसाणा , पाटन , 

साबरकांठा 

( हिम्मत नगर ) , बनासकांठा 

( पालनपुर ) जिले जहां सारणी के स्तंभ ( 4 ) में 
निर्दिष्ट राशि से संबंधित आवेदन हो । 


100 करोड़ | कच्छ , सुरेन्द्र नगर , जाम नगर , राजकोट , अमरेली , 

रुपए से कम 


भावनगर , पोरबंदर , जूनागढ़ , नडियाड ( खेडा ) , 
पंचमहल ( गोधरा ) , दाहोद , आणंद , वडोदरा , 
भरूच , नर्बदा ( राजपीपला ) , सूरत , नवसारी , डांग 
( अहावा ) और वलसाड जिले तथा दमन और दीव 
संघ राज्य क्षेत्र , जहां सारणी के स्तंभ ( 4 ) में 
निर्दिष्ट राशि से संबंधित आवेदन हो । 


[ फा . सं . 03 / 01 / 2022 - डीआरटी ] 

सुधीर श्याम , आर्थिक सलाहकार 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 4th October , 2022 

S.O. 4719 ( E ) .– In exercise of the powers conferred by section 3 of the Recovery of Debts and Bankruptcy 
Act , 1993 ( 51 of 1993 ) and in supersession of the notifications of the Government of India , vide numbers G.S.R. 395 
( E ) dated the 29th May , 2007 and S.O.3065 ( E ) dated the 26th September , 2016 , and all subsequent notifications 
relating to change of location of the existing Debts Recovery Tribunals , published in the Gazette of India , except as 
respects things done or omitted to be done before such supersession , the Central Government hereby notifies the 
jurisdiction of the Debts Recovery Tribunals as shown in the Table , namely : 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


S. No. 


( 1 ) 

1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


Name of Debts 

Recovery 

Tribunal 

( 2 ) 


Debts Recovery 
Tribunal 

No. 1. Mumbai . 


No. 2 , 

Mumbai 


Debts Recovery 
Tribunal No. 3 , 
Mumbai . 


Debts Recovery 3rd Floor , Telephone 
Tribunal 


Debts Recovery 
Tribunal , 

Aurangabad . 


Debts Recovery 

Tribunal , 

Nagpur . 


Debts Recovery 
Tribunal , Pune . 


Location 


Debts Recovery 

Tribunal No.1 , 
Ahmedabad . 


( 3 ) 

2nd Floor , Telephone 
Bhawan , Colaba , 
Mumbai . 


Bhawan , Colaba , 

Mumbai . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2nd Floor , 

CGO Complex , B 

Block , 


Seminary Hills , 
Nagpur - 
440 006 . 


TABLE 


Amount of debt 


MTNL Building , First Less 

Floor , Sector 30 , 

Vashi , Navi Mumbai- rupees . 
400703 . 


Less than one 
hundred crore 

rupees . 


Kunj Society , Nr . 

Kochrab Ashram , 

Ellisbridge , 

Ahmedabad - 380 006 . 


( 4 ) 

( 5 ) 

crore rupees and 
above . 

One hundred All applications involving debt amount of 
Rs.100 crores and above , if otherwise falling 
under the jurisdiction of Debts Recovery 
Tribunal No.2 and Debts Recovery Tribunal 
No.3 , Mumbai , Debts Recovery Tribunal , Pune , 
Debts Recovery Tribunal No.1 and Debts 
Recovery Tribunal No.2 Ahmedabad , Debts 
Recovery Tribunal , Aurangabad , and Debts 
Recovery Tribunal Nagpur , where the 
application relates to the amount specified in 
column ( 4 ) of the Table . 


Ground Floor , Jeevan Less than 
Suman , LIC Building , hundred 
Plot No. 3. N - 5 rupees . 
CIDCO , Aurangabad 

431 003 . 


than 


hundred 


Less than 
hundred 
rupees . 


Unit No. 307-310 

3rd Floor , Kakade hundred 
Bizz Icon Bldg . 
Shivaji Nagar 
Pune - 411016 . 

rupees . 


Less than 


2nd Floor , 

Bhikhubhai 

Chambers , 18 , Gandhi rupees . 


Less than 
hundred 


Jurisdiction 


11 


City area of Ward ‘ A ’ ( including Colaba and 
Nariman Point ) and Ward ' B ' to Ward ' H ' as 
defined by Brihanmumbai Municipal 
Corporation ( BMC ) and any other area of 
Mumbai not covered by Mumbai Debts 
Recovery Tribunal No. 3 and State of Goa . 
where the application relates to the amount 
specified in column ( 4 ) of the Table . 


one Ward ' K ' to Ward ' T ' as defined by 
crore Brihanmumbai Municipal Corporation ( BMC ) 
and Thane , Palghar and Nashik districts in the 
State of Maharashtra , where the application 
relates to the amount specified in column ( 4 ) of 
the Table . 


one Aurangabad , Nanded , Jalna , Beed , Parbhani , 
crore Hingoli , Osmanabad . Latur , Ahmednagar , 
Jalgaon , Dhule and Nandurbar districts in the 
State of Maharashtra , 


where the application relates to the amount 
specified in column ( 4 ) of the Table . 


one Nagpur , Bhandara , Gondiya , Amravati , 
crore Chandrapur , Yavatmal , Gadchiroli , Akola , 
Buldhana , Washim , and Wardha districts in the 
State of Maharashtra , 


where the application relates to the amount 
specified in column ( 4 ) of the Table . 


one Pune , Satara , Sangli , Kolhapur , Solapur , Raigad , 
crore Ratnagiri and Sindhudurg districts in the State of 
Maharashtra , 


where the application relates to the amount 
specified in column ( 4 ) of the Table . 


one Districts of Ahmedabad , Gandhinagar , Mehsana , 
crore Patan , Sabarkantha ( Himmat Nagar ) , Banaskatha 
( Palanpur ) , 


where the application relates to the amount 
specified in column ( 4 ) of the Table . 


12 


8. Debts Recovery 

Tribunal No.2 , 
Ahmedabad 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

3rd Floor , Bhikhubhai Less than 
Chambers , 18 , Gandhi hundred 
rupees . 
Kunj Society , Nr . 
Kochrab Ashram , 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 

than one Districts of Kutch , Surendra Nagar , Jam Nagar , 
crore Rajkot , 

Porbandar , 

Amreli , Bhavnagar , 
Junagadh , Nadiad Panchmahal 
( Kheda ) , 
| ( Godhra ) , Dahod , Anand , Vadodara , Baruch , 
Narbada ( Rajpipla ) , Surat , Navsari , Dang 
| ( Ahava ) and Valsad and Union territories of 
Daman and Diu , 

where the application relates to the amount 
specified in column ( 4 ) of the Table . 


Ellisbridge , 

Ahmedabad- 380 006 . 


[ F. No.03 / 01 / 2022 - DRT ] 

SUDHIR SHYAM , Economic Advisor 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR 

Date : 2022.10.06 16:34:40 + 05'30 ' 


